निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 378) 


23 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना , सोमवार , 13 मई 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- 


- - 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

7 मई 2013 
सं0 नि . प्रा ./ नि . 1 - 23/ 2012/ 579 — विभिन्न स्तर की सहयोग समितियों की प्रबंधकारिणी समिति/ निदेशक मंडल 
के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्न तालिका के अनुसार 
नामांकन शुल्क की राशि निर्धारित की जाती है । यह राशि संबंधित सहयोग समितियों के यहाँ जमा कराई जायेगी तथा ऐसी 
समितियों की प्राप्ति निधि का हिस्सा होगी । समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा होने पर नामांकन 
शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ भी जमा कराई जा सकेगी , जो राशि जमा किये जाने के प्रमाणस्वरूप समुचित 
रसीद निर्गत करेंगे । निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा कराई गई नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् 
यथाशीघ्र संबंधित समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी । नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थति में अप्रत्यपर्णीय 
( Non Refundable) होगी । 

यह व्यवस्था इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी तथा भविष्य में सभी सहयोग 
समितियों के निर्वाचन में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा लागू की जायेगी । 
सहयोग समितियों का प्रकार 

सामान्य कोटि के 

आरक्षित कोटि 
अभ्यर्थियों के लिए ( महिला सहित ) के 
नामांकन शुल्क लिए नामांकन शुल्क 


क्र० 


रु0 1 ,000 


1 प्राथमिक स्तर ( Primary Level ) 

केन्द्रीय स्तर ( Central Level ) 
| दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ( Milk Union) / डेयरी | 

प्रोजेक्ट 
4 | शीर्ष/ राज्य स्तर ( Apex / State Level ) 


रु0 2 ,000 
रु0 2 ,000 


रु0 500 
रु0 1 ,000 
रु0 1 ,000 


रु0 5 ,000 


रु0 2 ,500 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मई 2013 
2. सहयोग समितियों के निर्वाचन के संदर्भ में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों से तात्पर्य है - अनुसूचित जाति कोटि , 
अनुसूचित जनजाति कोटि , पिछड़ा वर्ग कोटि , अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि एवं महिला कोटि के अभ्यर्थी। महिला चाहे अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग / सामान्य कोटि - किसी कोटि की हो , हमेशा आरक्षित कोटि की 
मानी जायेगी । 

3. आरक्षित कोटि से नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ - साथ अपनी जाति के दावे के 
समर्थन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा , अन्यथा संबंधित कोटि से 
उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई बंधेज नहीं रहेगा। 

___ 4. आरक्षित कोटि का कोई सदस्य ( महिला छोड़कर ) अगर अनारक्षित कोटि के किसी पद के लिए नामांकन पत्र 
भरना चाहे तो नामांकन शुल्क में आरक्षित कोटि के लिये विहित रियायत प्राप्त करने के लिए उसे अपने नामांकन पत्र के 
साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व - अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। आरक्षित कोटि के जो 
अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें सामान्य कोटि के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा । 

5. प्राधिकार द्वारा पूर्व में समय - समय पर विभिन्न स्तर की सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु नामांकन शुल्क 
के रूप में जो राशि विहित की गई है, वह संबंधित समितियों के भविष्य के चुनावों में इस अधिसूचना के निर्गत होने की 
तिथि से कंडिका -1 में अंकित दर के अनुसार संशोधित समझी जायेगी । 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 378 - 571 + 50 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


